IRANP 


D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
13 जुलाई, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 666 


राँची, शुक्रवार 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
11 जून , 2018 


विषय :- भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम 

लिमिटेड के गोदाम तक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड 
के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का परिवहन 
कराये जाने हेतु परिवहन - सह-हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति निमित्त NCDEX e Market 
Ltd .( NeML ) की सेवाएँ Nomination के आधार पर प्राप्त करने के लिए वित्त नियमावली 
के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या - प्र. 05 रा. खा . नि . स्था .- 2/ 2016 - 1835 , -- राज्य में जन वितरण प्रणाली के 
संचालन में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका है | 
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड , भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 
खाद्यान्न का उठाव कर अपने नियंत्रणाधीन जिला एवं प्रखण्ड स्थित गोदामों में खाद्यान्न का 
परिवहन कराकर भंडारित करता है । तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम 
लिमिटेड के गोदामों से डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली की दुकानों 
तक पहुँचाया जाता है । 


__ झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 13 जुलाई , 2018 
2. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम माह अक्टूबर 2015 से लागू है । इस 
अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेत् यह आवश्यक है कि लाभुकों को ससमय निर्धारित मात्रा में 
खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय । झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड , 
विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को लागू कर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का उठाव एवं वितरण 
का कार्य नियमित रूप से करता है | 


3. अब तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों तक खाद्यान्न का परिवहन- सह-हथालन कार्य सम्पादन के लिए 
परिवहन - सह- हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा की प्रक्रिया का सम्पादन जिले के उपायुक्त 
द्वारा किया जाता रहा है । 


___ 4. विभागीय संकल्प संख्या 1553, दिनांक 4 अगस्त , 2009 में विभाग द्वारा संचालित 
अन्त्योदय अन्न योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना ( बी. पी .एल .) एवं ए.पी. एल. योजना के 
अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से जन 
वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न वितरण कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू 
की गई । वर्तमान में अन्त्योदय एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों के लिए झारखण्ड राज्य खाद्य 
एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न 
के परिवहन - सह -हथालन का कार्य डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जा रहा है | डोर स्टेप 
डिलीवरी कार्य के सुचारू संचालन हेतु सभी जिला प्रशासन द्वारा निविदा के माध्यम से प्रखण्डवार 
परिवहन - सह-हथालन अभिकर्ता का चयन किया जाता है | 


____ 5. राज्य सरकार के अन्य विभागों में क्रय विक्रय के मूल्य अन्वेषण संबंधी कार्यों में 
NeML के e- platform के उपयोग की सफलता को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम से झारखण्ड राज्य 
खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रखण्ड स्थित गोदामों तक एवं झारखण्ड राज्य 
खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रखण्ड स्थित गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकान 
तक खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का परिवहन - सह -हथालन कराये जाने हेतु परिवहन - सह-हथालन 
अभिकर्ता की नियुक्ति e-Tender के माध्यम से कराने के लिए NeML के electronic platform की सेवाएँ 
ली जा सकती हैं तथा इस निविदा की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु NeML को नामित किया जा 
सकता है । 


6. कंडिका -3 एवं 4 में अंकित व्यवस्था को स्थगित करते हुए प्रस्ताव है कि भारतीय 
खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम 
तक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण 
प्रणाली दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का परिवहन कराये 
जाने हेतु परिवहन - सह -हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति NCDEX e Market Ltd. ( NeML) के electronic 
platform के माध्यम से e- Tender द्वारा कराए जाने का प्रस्ताव है । उक्त निविदा को सम्पन्न 
कराने के लिए NeML को नामित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 जुलाई , 2018 


को शिथिल किया जा सकता है । इस कार्य हेतु NeML को किसी भी मद में राशि का भुगतान 
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जायेगा | 


___ 7 . उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न वितरण कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से 
आच्छादित है । अतः कतिपय कारणों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से झारखण्ड राज्य खाद्य 
एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी अन्तर्गत 
खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों का परिवहन कराये जाने हेतु परिवहन- सह-हथालन अभिकर्ता के चयन 
में NeML के असफल हो जाने की स्थिति में पूर्व की भाँति विभागीय संकल्प संख्या 1553, दिनांक 
4 अगस्त , 2009 में अंकित व्यवस्था के अनुरूप जिला स्तर पर परिवहन- सह-हथालन अभिकर्ता 
चयन की प्रक्रिया यथावत रहेगी । 


5. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 5 जून , 2018 की बैठक की मद संख्या-08 
के रूप में स्वीकृति प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डा . अमिताभ कौशल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 666 -- 100 


